रबिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/92 


REGD. NO. D . L. - 33004/ 92 


. 
. 


HODAI 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 34प-सड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - - Sub- Section (ii ) 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 131] 
No. 131] 


नई दिल्ली, शुक्रबार , फरवरी 21, 1982/ फाल्गुम 2, 1913 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 21, 1992 /PHALGUNA 2 , 1913 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है पिसते कि यह मनग संकलन केस में 

रा जा सके 
Separate Paging is given to the Pat la order that it may be filled as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


वित्त मंत्रालय 
( मार्थिक कार्य विभाग ) 


नियम 1992 है ।( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख को प्रभावी होंगे । 
___ 2. परिभाषाएं :- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अध्यक्ष और सदस्यों 
की पदावधि और सेवा की शर्ते ) नियम 1992 । 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 फरवरी , 1992 


( क ) “अध्यादेश " से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 

बोर्ड अध्यादेश , 1992 ( 1992 का 5 ) अभिप्रेत 


का . पा . 146 ( अ ). -~केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रतिभूति 
और विनिमय बोर्ड अध्यादेश 1992 ( 1992 का 5 ) की 
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -- - 


( ख ) "बोर्ड " से अध्यादेश की धारा 3 के अधीन 

स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 

बोर्ड अभिप्रेत है ; 
(ग ) “ अध्यक्ष " से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ सदस्य " से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है । 

3. अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि और सेवा की 
शत : --- ( 1 ) अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों 
का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते 


495 GI / 92 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( i ) T 


होगा जो कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं 
रखता है और न रखेगा, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य 
के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो । 


( 2 ) अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य तीन 
वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण 
करेगा जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की 
जाए : 


(i ) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेंडर वर्ष के लिए 

30 दिन के हिसाब से अजित छद्री : 
परन्तु छठी प्रत्येक कलेंडर वर्ष की जनवरी 
और जुलाई के पहले दिन से पन्द्रह दिन 
की दो किस्तों में अग्रिम रूप से अजित 
छुट्टी के साथ जमा कर दी जाएगी : 
परन्तु यह और कि पूर्व अर्द्ध वर्ष की समाप्ति 
पर जमा अजित छटी अगले अर्द्ध वर्ष में 
अग्रेषित की जाएगी , इस शर्त के अधीन रहते 
हुए कि इस प्रकार अग्रेषित की गई छुट्टी 
और अर्द्ध वर्ष के लिए जमा की गई छुट्टी 
240 दिन से अधिक न हो : 


किन्तु वह पुनः नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा : 
परन्तु कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु का होने के पश्चात 
अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा । 

( 3 ) किसी प्राकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए 
नियुक्त किया गया अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य , यथा 
स्थिति , उस अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि के शेष भाग 
के लिए पद धारण करेगा ; जिसके स्थान पर उसे नियुक्त 
किय गया है । 


( ii ) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के संबंध में बीस 

विन के हिसाब से चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या 
निजी कार्यों के लिए प्रत्येक फलेंडर वर्ष 
की पहली जनवरी और पहली जुलाई को 
दस -दस दिन की दो किस्तों में अग्रिम रूप से 
जमा की जाने वाली अर्थ वेतन .. छट्टी और 
अर्धवेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन अर्जित छुटी 
के दौरान अनुज्ञेय वेतन के प्राधे के सम 
तुल्य होगा : 


4. वेतन : - ( 1 ) अध्यक्ष उतना वेतन प्राप्त करेगा , 
जो भारत सरकार के किसी सचिव को अनुज्ञेय है । 


( 2) कोई पूर्णकालिक सदस्य उतना वेतन प्राप्त 
करेगा जो भारत सरकार के किसी अपर सचिव को 
अनुशेय है । 


( iii ) अर्द्ध वेतन छुट्टी अध्यक्ष या किसी 

पूर्णकालिक सदस्य के विवेकानुसार पूर्ण वेतन 
छट्टी में परवर्तित की जा सकती है यदि यह 
चिकित्सीय आधारों पर ली जातो हैं और 
उसके समर्थन में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी 
द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र दिया जाता है ; 


( 3 ) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किमी 
ऐसे व्यक्ति की नियक्ति की दशा में जो केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो 
पेंशन , उपदान , अभिदायी भविष्य निधि या अन्य निधियों 
में नियोजक के अंशदान या सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के 
रूप में कोई सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा 
है या प्राप्त की है या उन्हें प्राप्त करने का हकदार हो 
गया है, यथास्थिति , ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और 
भत्ते को उसके द्वारा ली गई या ली जाने वाली पेंशन 
और उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक 
के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवा निवृत्ति 
प्रसुविधाओं यदि कोई हों के बराबर पेंशन की कुल 
रकम में से घटा दिया जाएगा । 


(iv) किसी कलैण्डर वर्ष में 12 दिन के हिसाब से 

प्राकस्मिक छट्टी ; 
( v ) एक पदावधि में 180 दिन की अधिकतम 

अवधि तक बिना वेतन और भत्तों के प्रसाधा 

रण छुट्टी ; 
( vi ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई छुट्रियों 

में से किसी कलण्डर वर्ष में दो दिन के 

हिसाब से निबंधित छुट्टी । 
___ 8. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी: - अध्यक्ष किसी 
पूर्ण कालिक सदस्य को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी होगा और भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष 
की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । 


5. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता : 
अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य भारत सरकार के 
समूह क अधिकारी को अनुदेय दरों पर मंहगाई भत्ता 
और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता प्राप्त करेगा । 

6. मनोरंजन भत्ता : अध्यक्ष अधिकतम 6000 % 
रु . प्रति वर्ष के अधीन रहते हुए मनोरंजन भत्ता 
पाने का हकदार होगा । 


9. भविष्य निधि : अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक 
सदस्य साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का 
हकदार होगा । 


7. छुट्टी : -~- अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक सदस्य 
निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा : - - 


___ 10. यात्रा भत्ते :- - ( 1 ) अध्यक्ष जब दौरे या स्था 
नान्तरण पर हो ( जिममें बोर्ड का पद ग्रहण करने या 


[ भाग 11 - - खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्न : प्रसाधारण 

3 

- - - - - - 
। परन्तु यह तब जब कि बिना कर्तव्य के की जाने 
वाली ऐसा याना एक मास में दिल्ली , बंगलौर, मंबई 
मद्रास और हैदराबाद शहरों में 1000 किलो मीटर तथा 
सभो अन्य शहरों में 750 किलो मीटर से अधिक नहीं 
होतो है ; निवास से कार्यालय को यात्रा कर्तव्य पर की गई 
यात्रा समझो जाएगी । 


14. बोनस अध्यक्ष और पूर्णकालिक मदस्य बोनस 
के हकदार नही होंगे । 


15. बोर्ड के अधिवेशनों के लिए फीस : अध्यक्ष और 
पूर्णकालिक सदस्य बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने के 
लिए किसी फोस के हकदार नहीं होंगे । 


___ 16 उपदान अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक मदस्य 
उपदान का हकदार नही होगा । 


उसको पदावधि के अवसान पर बोई से अपने गृह नगर 
को जाने के लिए को जाने वालो यात्रा सम्मिलित है ) 
यात्रा भत्ते , दैनिक भत्ते , व्यक्तिगत चीजबस्त और अन्य 
ऐसे हो सामान के परिवहन का उमो मापमान और उन्ही 
दरों पर हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव के 
लिए विहित है । 

( 2 ) कोई पूर्णकालिक सदस्य जब दौरे पर या स्था 
नान्तरण पर हो ( जिसमें बोर्ड का पद ग्रहण करने या 
उसकी पदावधि के अवसान पर बोर्ड से अपने गृह नगर 
को जाने के लिए की जाने वाली यात्रा मम्मिलित है ) 
यात्रा भत्ते , दैनिक भत्ते , व्यक्तिगत चीजबम्त और अन्य 
ऐसे ही मामान के परिवहन का उसी मापमान और उन्ही 
बरों पर हकदार होगा जो भारत सरकार के समसुल्य पंक्ति 
के समूह क अधिकारी के लिए विहित हैं । 

11. छुट्टो याना रियायत : (1 ) अध्यक्ष छुट्टो 
याना रियायत का उन्ही दरो पर और उन्ही मापमान में 
हकदार होगा जो भारत मरकार के सचिव को लागू है । 

( 2 ) कोई पूर्णकालिक मदम्य छुट्टो यात्रा रियायत 
का उन्हीं दरों पर और उसा मापमान में हकदार होगा जो 
भारत सरकार के सम ह “क ” अधिकारी को लाग है । 
___ 12. वास सुविधा : ( 1 ) अध्यक्ष और कोई पूर्णकालिक 
सदस्य मुफ्त किराया प्रसुसज्जित गृह के हकदार होगे 
और बोर्ड अध्यक्ष या विमो पूर्णकालिक सदस्य द्वाग निवास 
के लिए उपयोग किए जाने वाले गृह को वास सुविधा 
की प्रकार क्रय मूल्य या कि गये का अनुमोदन करेगा । 

( 2 ) गृह में उपभोग किए जाने वाले जल , विद्युत और 
ईधन के प्रभार गृह के अधिभोगो द्वारा वहन किए जाएंगें । 

( 3 ) जहां अध्यक्ष या कोई पूर्ण कालिक सदस्य अपनी 
स्वयं को वाम सुविधा का अधिभोग करता है या निजी 
व्यवस्था करता है वहां , वह मूल वेतन के दम प्रतिशत के 
बराबर प्रतिकार का और भारत सरकार के समूह क 
अधिकारो को अनुज्ञेय मकान किराया भन्ने का हवादार होगा । 

___ 13. वहन : ( 1 ) अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य 
शासकीय प्रयोजनों के लिए बोर्ड की स्टाफ कार का हकदार 
होगा । 


17. छुटट । भुनाना : अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य 
भारत सरकार के समूह क अधिकारियों को लागू नियमो 
के अनुसार छुट्टो भुनाने का हकदार होगा किन्तु यह 240 
दिन को अधिकतम छुटटी भुनाने के प्रधान होगा जिसमें 
अधिर्षिता के पूर्व भुनाई गई छुटटो सम्मिलित है । 


___ 18 चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधाए : अध्यक्ष 
या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभदायो स्वास्थ्य मेवा स्कोम , 
1954 में यथा उपबधित चिकित्सोय उपचार और अस्पताल 
सुविधाओं का हकदार होगा । 


____ 19 अवशिष्ट उपबन्ध : अध्यक्ष या किमो पूर्णकालिक 
सदस्य का मेवा शर्तों से संबंधित गोसे विषयों को जिनको 
बाबत इन नियमो में अभिव्यक्त उपबन्ध नही किया गया है , 
प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उमके विनिश्चय के 
लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उम पर केन्द्रीय सरकार का 
विनिश्चय अन्तिम होगा । 


20. शिथिल करने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार को , 
व्यक्तियो के किम । वर्ग या प्रवर्ग को बाबत इन नियमो के 
किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करने को शक्ति होगी । । 

[ फा . सं . 20 ( 3 ) एस ई /921 
कमल पांडेय , संयुक्त सचिव 


( 2 ) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा स्टाफ कार 
का निजि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो बिना 
कर्तव्य के की जाने वाली यानानों के लिए दिनलिखित दरों 
पर बोर्ड को एक राशि संदेय होगी : - - 


MINISTRY OF FINANCE 
(Deptt. of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st February , 1992 


16 अश्व शक्ति 

से कम 
-- - ----- --- - - 


16 अश्व शक्ति 
से अधिक 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF 
INDIA ( TERMS AND CONDITIONS OF CHAIR 
MAN AND OTHER MEMBERS ) RULES 1992 . 


वातानकूलित कार 
वासानकूलित कार 


250 प्रति मास 
400 प्रति मास 


375 प्रति मास 
600 प्रति मास 


S. O . 146( E). -- - In exercise of the powers confer 
red by section 29 of the Securities and Exchange 
Board of India Ordinance , 1992 ( 5 of 1992 ) , the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IISæc . 3 ( ii ) } 


5 . Dearness Allowance and City Compensatory 
Allowance . The Chairman and a whole - time Mem 
ber shall receive Dearness Allowance and City Com 
pensatory Allowance at the rates admissible to a 
Group A Officer of the Central Government. 


Central Government hereby makes the following 
rules, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These 
rules may be called the Securities and Exchange 
Board of India ( Terms and Conditions of Service of 
Chairman and Members ) Rules 1992 . 

(2 ) They shall come into force on the date of 
publication of this Notification , 


6 . Entertainment Allowance. - The Chairman shall 
be entitled to Entertainment Allowance subject to a 
maximum of Rs. 6 , 000 per annum . 


2 . Definitions. In these rules, unless the context 
otherwise required 
(a ) “ Ordinance " means the Securities and Ex 

chango Board of India Ordinance , 1992 
(5 of 1992 ). 
" Board " means the Securities and Ex 
change Board of India , established under 
section 3 of the Ordinance ; 
" Chairman ” means the Chairman of the 

Board . 
(d ) “ Member" means a Member of the Board . 


3. Terms and conditions of service of Chairman 
and Members. ( 1 ) The Chairman or a whole - time 
Member shall be a person who does not, and will 
not, have any such financial or other interests as are 
likely to affect prejudicially his functions as such 
Chairman or Member. 

(2 ) The Chairman and every whole -time Member 
shall hold office for such period , not exceeding 3 
years , as may be specified in the order of his appoint 
ment ; but he shall be eligible for reappointment : 
Provided that no person shall hold office as the 

Chairman or Member after he has attained 
the age of 62 years . 


7 . Leave . — The Chairman and a whole -time Mem 
ber shall be entitled to lcave as follows : 

(i) Earned leave at the rate of thirty days for 
every completed calendar year of service : 

Provided that the leave account shall be cre 

dited with earned Icave in advance in 
two instalments of fifteen days each 
from the first day of January and July 

of every calendar year : 
Provided further that the earned leave at the 

credit at the close of the previous half 
year shall be carried forward to the next 
half year, subject to the condition that 
the Icave so carried forward plus credit 
ed for the half year do not exceed 240 

days ; 
half pay leave on medical certificate or on 
private affairs at the rate of twenty days 
in respect of each completed year of ser 
vice to be credited in advance in two instal 
ments of ten days each on 1st January and 
1st July of every calendar year and leave 
salary for half pay leave shall be equivalent 
to half of the leave salary admissible during 

the earned leave ; 
( ii) leave half pay may be commuted to full 

pay 1 e at the discretion of the Chairman 
or a ole - time Member if it is taken on 
medigrounds and is supported by a 
Medi Certificate by a competent medi 

cal authority : 
( iv ) Casual leave at the rate of twelve days in 

a calendar year ; 
(v) Extraordinary leave without pay and allow 

ances upto a maximum period of 180 days 

in one term of office ; 
(v) Extraordinary leave without pay and allow 

in a calendar year out of the holidays noti 

fied by the Central Government . 
8 . Leavc sanctioning authority - The Chairman 
shall be the authority competent to sanction leave to 
a whole -time Member and the President of India 
shall be the authority competent to sanction leave 
to the Chairman . 

9 . Provident Fund . The Chairman or a whole 
time Member shall be entitled to subscribe to the 
General Provident Fund . 

10 . Travelling Allowance. 1) The Chairman 
while on tour or on transfer ( including the joumey 
undertaking to join the Board or on the expiry of 
his term with the Board proceeds to his home town ) 
shall be entitled to the travelling allowances, daily 


( 3 ) The Chairman or a whole -time member ap 
pointed to fill -up a casual vacancy shall hold office 
for the remainder period of the term of the Chairman 
or , as the case may be , member in whose place he 
is appointed . 


4 . Pay . - ( 1 ) The Chairman shall receive payas 
admissible to a Secretary to the Government of 
India . 

( 2 ) A whole - time Member shall receive pay as ad 
missible to an additional secretary to the Government 
of Indian 

( 3 ) In the case of an appointment of a person as 
a Chairman or as a whole-time Member who has re 
tired from service under the Central Government or 
the State Government and who is in receipt of, or has 
received , or has become entitled to receive any re 
tirement benefits by way of pension , gratuity , em 
ployer s contribution to the Contributory Provident 
Fund or other Funds or retirement benefits , the pay 
and allowance of such Chairman or, as the case may 
be Member shall be reduced by gross amount of pen 
sion and pension equivalent of gratuity or employer s 
contribution to the Contributory Provident Fund or 
any other form of retirement benefits , if any , drawn 
or to be drawn by him . 


[ TT II- 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


journeys shall be payable to the Board at the follow 
ing rates : 


allowances, transportation of personal effects and 
other siinilar matters at the same scale and at the 
same rates as are prescribed for a Secretary to the 
Government of India . 


Bolow 16 HP 


Above 16 


(Rs.) 


(Rs.) 


Non - airconditioned car 250 / - P .m 
Airconditioned Car 400 ,- P.M . 


375 / - P .M 
600 /-P.M . 


(2 ) A whole -time Member while on tour or on 
transfer (including the journey undertaken to join 
the Board or on the expiry of his term with the Board 
proceeds to his home town ) shall be entitled to the 
travelling allowanccs, daily allowances , transporta 
tion of personal effects and other similar matters at 
the same scale and at the same rates as are prescrib 
ed for Group A officer of equivalent rank of the 
Central Government . 


11. Leave Travel Concession . - ( 1) The Chairman 
shall be entitled to Leave Travel Concession at the 
same rates and at the same scales as are applicable 
to a Secretary to the Government of India . 


( 2 ) A whole -time Member shall be entitled to 
Lcave Travel Concession at the same rates and at the 
same scales as are applicable to a Group A officer 
of the Government of India . 


12 . Accommodation ( 1 ) The Chairman and a 
whole - time Member shall be entitled to rent free un 
furnished house and the Board shall approve the 
type of accommodation , purchase price or rent of the 
house to be used for residence by the Chairman or 
a whole -time Member. 


Provided that such non - duty journeys shall not 

exceed 1000 kms in the cities of Delhi, 
Bangalore , Bombay , Calcutta , Madras and 
Hyderabad and 750 kms. in all other cities 
in a month ; journeys from residenc to 

office being treated as duty runs . 
14 . Bonus. -- The Chairman and a whole -time 
Member shall not be entitled to bonus. 

15 . Sitting Fees for Board s Meetings. I he Chair 
man and a whole- time Member shall not be entitled 
to any sitting fecs for attending meetings of the Board . 

16 . Gratuity.- - The Chairman or a whole -time 
Member shall not be entitled to gratuity. 

17 . Encashment of Leave . — The Chairman or a 
whole - time Member shall be entitled to the encash 
ment of leave in accordance with the rule applicable 
to Group A officers of Government of India subject 
to the maximum encashment of 240 days, including 
the leave encashed before superannuation . 

18 . Facilities for medical treatment. The Chair 
man or a whole - time Member shall be entitled to 
medical treatment and hospital facilities as provided 
in the Contributory Health Services Scheme Rules 
1954 . 

19 , Residuary provisions. - - Matters relating to the 
conditions of service of the Chairiran or a whole 
time Member with respect to which no express provi 
sion has been made in these rules shall be referred in 
each case , to the Central Government for its decision 
and the decision of the Central Government thereon 
shall be final. 

20 . Power to relax. - The Central Government 
shall have power to relax the provisions of any of 
these rules with respect to any class or category of 
pcrsons 


( 2 ) Charges for water , electricity and fuel consum 
ed in the house shall be borne by the occupant of 
the house . 


apies hiss he 


( 3 ) Where the Chairman or a whole - time Member 
occupies his own accommodation or makes private 
arrangements, he shall be entitled to a compensa 
tion comprising of 10 per cent of his basic pay and 
Holiso Rent Allowance as admissible to a Group A 
officer of the Government of India . 


ha per cenmissible 


13 . Conveyancc . — ( 1 ) The Chairman and a 
whole - time Member shall be entitled to a staff car of 
the Board for official purposes. 


( 2 ) If the staff car is used by the Chairman or a 
Member for private purposes an amount for non - duty 


[F . No, 20 (3) SE |921 
KAMAL PANDE , Jt. Secy . 


495 G1/92 - 2 


Printed by tho Manager, Govt. of India Press , Rui Road , New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1992 


